रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


FRWLOS 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART IISection 34- Sub - section ( ii ) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 6 , 2010 / चैत्र 16 , 1932 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 6 , 2010 /CHAITRA 16 , 1932 


सं . 637 ] 
No. 637 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2010 


का . आ . 765( अ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 932 ( अ ), तारीख 8 अप्रैल , 2009 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड 
(ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 9.200 कि . मी . से 60. 680 कि . मी . 
( नागपुर -- धुले सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन 
के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 31 मई, 2009 को 
" दैनिक देशोन्नती " ( मराठी ) और " दैनिक हितवाद " ( अंग्रेजी ) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
__ और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


1252 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii) ] 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 9.200 कि . मी . से 60 .680 कि . मी . तक (नागपुर - धुळे सेक्शन ) के लिए 
अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


क्रम जिला का तालुक का गाँव का सर्वेक्षण भूमि का भूमि कि 
संख्या नाम नाम नाम संख्या । प्रकार प्रकृति 


भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामीयों / हितबध्दं व्यक्तियों के 
( वर्ग मीटर मे ) नाम 


1 


2 


4 


। 


5 


3 
नागपुर 
|( ग्रामीण ) 


1 


नागपुर 


वाडी 


निजी 


गैरकृषि 


500 


जगन्नाथ किशोरीलाल अग्रवाल 


68 / 1 , 2 


निजी । 


गैरकृषि 


400 


शरदकुमार बनवारीलाल अग्रवाल 
शिवकुमार बनवारीलाल अग्रवाल 
श्रीमती संतोष शरद अग्रवाल 
आशिष शरद अग्रवाल 
महेश देशराज ग्रोवर 


RAJA 


- 


- 


निजी 


कृषि 


50 


AAPPAPAAAAAAAAAAPAN 


निजी 


200 


शिवकुमार बनवारीलाल अग्रवाल 
जनार्धन काशीनाथ इखनकर 
हितबध्द व्यक्ती 
एस . एल . गौतम 
श्रीमती सुगधीबाई सोनबाजी थोराणे 
रमेश नंदलाल मदान 

अशोक नंदलाल मदान 
श्रीमती संगीता रमेश मदान 
| श्रीमती कोमल अशोक मदान 
हितबध्द व्यक्ती 
रमेश महल्ले 
शोभा बिनकरे 
बापुराव खाडे 
साई हाऊसिंग सोसायटी 
एल. एस . बुखारी 
नामदेव निखाडे 
शामराव कुबले 
लक्ष्मण गणबा पाटील चरपे 
खाताजीराव लक्ष्मण लांजेवार 
देवराव लांबट 
डॉ . देवतळे 
किसन गुप्ता 
रावती प्रसाद शर्मा 
गुंडेराव मानकर 


76, 76 / 2| निजी 


कृषि 


| 


2653 


[ भाग II — खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Anema 


AURA 


1 


2 


3 


4 


____ 
678 


प 


- 


श्रीमती चंदादेवी सुरेश अग्रवाल 
राकेश आहुजा 
कैलाश झंबर 
संजय नामदेवराव पुरी 


- 


। 


MPHP 


151 / 1 . 


निजी । 


अनिल वसंतराव देशमुख 
ज्ञानेश्वर विट्ठलराव ईखनकर 
राजु विठ्ठलराव ईखनकर 
चंद्रमोहन तिलकराज हिंगल 
मनमोहन तिलकराज हिंगल 


गैरकृषि 


- 


512 


- 


2, 3, 4 


- 


150 


निजी 


कृषि 


28 


बिहारीलाल कन्नैयालाल गुप्ता 
अक्षय संजय पुरी 
संजय नामदेवराव पुरी 
विमला हरी आडे 


160 


निजी 


गैरकृषि 


414 


सदाचार गृहनिर्माण सहकारी समिती 
लि . नागपुर 
हितबध्द व्यक्ती 
पुरूषोत्तम रागीट 
पप्पु जयस्वाल 
सरोज सुदाम शेट्टी 
वर्मा सी .व्ही. लक्ष्मीनारायण 
हितबध्द व्यक्ती 
प्रमोद लांजे 


19 


निजी 


गैरकृषि 


172 


156 / 1 


निजी 


गैरकृषि 


979 


सदाचार गृहनिर्माण सहकारी समिती 
लि . नागपुर 
हितबध्द व्यक्ती 
लालचंद गर्ग 
देवेंद्र अग्रवाल 
वसंतराव ईखनकर 
पुंडलिक सिताराम मोहुर्ले 


| 161 


निजी 


कृषि 


234 


श्री. संत ज्ञानेश्वर गृहनिर्माण संस्था 
लिमीटेड, नागपुर व्दारा अध्यक्ष 
बलवंत तुलसिराम ढोमणे, सचिव , 
त्रिंबक नारायण इंगले 
श्रीराम मारोतराव चन्ने 
हितबध्द व्यक्ती 
मोहमद रिजवान खान 
दिपक सवाने 


mevidoa 


[ फा . सं. भाराराप्रा/बीओटी /11013/9/ 2004 ] 

एस. एस. गुलिया, उप - सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II Sec. 3( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th April, 2010 


S.O .765(E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Road Transport and Highways, number 8 . 0 .932 dated the gth April , 2009, 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) and issued 
under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to 
acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening / four- laning, etc . ), maintenance, management and operation of National Highway 
No. 6 on the stretch of land from Km . 9.200 to Km .60 .680 (Nagpur - Dhule Section ) in 
Nagpur District in the State ofMaharashtra ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in 
“ Daily Deshonnati ” and “ Daily Hitwada ” both dated the 31st May , 2009; under sub - section 
( 3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and 
disallowed by the competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the 
competent authority has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in 
exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired 
for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , 
the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free 
from all encumbrances. 


LT QUE 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from Km .9.200 to 
Km . 60 .680 (Nagpur-Dhule Section ) on the National Highway No.6 in District Nagpur in the State of Maharashtra . 


Serial Name of Name of Name of Survey 
number the the taluk the number 
district 

village 


Type of Nature of 
land land 


Area 
square 
metres ) 


(in Name of the land 

owner/ interested persons 


1 


2 


3 


6 


8 


Wadi 


67 


Private 


Nagpur | Nagpur 

(Rural) 


500 


Jagnnath Kishorilal Agrawal 


Non 
Agriculture 


Sharadkumar Banwarilal Agrawal 
Shivkumar Banwarilal Agrawal 
Smt. Santosh Sharad Agrawal 


68 / 1 ,2 


Private 


400 


Non 
Agriculture 


69 
75 


Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 


50 
200 


Ashish Sharad Agrawal 
Mahesh DeshrajGrovar 
Shivkumar Banwarilal Agrawal 
Janardan Kashinath Ikhankar 
Interested Person 
S . L .Gautam 
Smt. Sugandhibai Sonbaji Thorane 


| Private | Agriculture 


2653 


76 
76 / 2 


Ramesh Nandlal Madhan 
Ashok Nandlal Madhan 
Smt. Sangita Ramesh Madhan 
Smt. Komal Ashok Madhan 
Interested Person 
Ramesh Mahalle 
Shobha Binkare 
Bapurao Khade, 
Sai Housing Society 
L .S . Bukhari 
Namdeo Nikhade 
Shyamrao Kuble 
Laxman Ganba Patil, Charpe 
Khatajirao Laxman Lanjewar 
Deorao Lambat 
Dr. Deotale , 
Kisan Gupta 
Ravati Prasad Sharma 
Gunderao Mankar 
ChandadeviSuresh Agrawal 
Rakesh Ahuja 
Kailash Zambar 
Sanjay Namdeorao Puriji 
Anil Vasantro Deshmukh 
Dnyaneshwar Vithalrao Ikhankar 


Private 


512 


151 / 1 ,2 

3, 4 


Non 
Agriculture 


Raju Vitthalrao Ikhankar 
Chandramohan Tilakraj Hingal 
Manmohan Tilakraj Hingal 


125291/ 100g 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- SEC. 3( ii)) 


T2 T3 T 


5 
150 


Private 


Agriculture 


28 


160 


l Private 


414 


Non 
Agriculture 


Private 


172 


Non 
Agriculture 


9 
Biharilal KanhaiyalalGupta 
Akshay Sanjay Puri 
Sanjay Namdeorao Puri 
Vimala Hari Ade 
|Sadachar Gruhnirman Sahkari 
Samiti Ltd . Nagpur 
Interested Person 
Purushottam Ragit 
Pappu Jaiswal 
Saroj Sudam Shetty 
Varma C . V . Laxminarayan 
Interested Person 
Pramod Lanje 
Sadachar Gruhnirman Sahkari 
Samiti Ltd . Nagpur 
Interested Person 
Lalchand Garg 
Devendra Agrawal 
Vasantrao Ikhankar 
Pundlik Sitaram Mohurle 
Shri Sant Dnyaneshwar 
Gruhnirman Santha Ltd . Nagpur 
Through President 
Balwant Tulsiram Dhomne , 
Secretary Trimbak Narayan Ingale , 


156 / 1 


| Private 


1 


979 


Non 
Agriculture 


161 


Private 


Agriculture 


234 


Shirram Marotrao Channe 
Interested Person 
Moh .Rizwan khan 
Dipak Sawane 


[ F. No. NHAI/BOT/11013/9/2004 

S. S. GULIA , Dy. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


